. . 


. . . 


RAMERED No. D. ( D. N.)-72 


रजिस्ट्री सं . से . ( डो . एन . )- 72 


A 


। 


WER 


A 


.. 
. 


:: 


21 . 7 . ) 


- 


- 


T 


VEKHA 


सपनपत्र 


का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारणा 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड ३ – उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 _ Sub -section (i ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - - - 
40252 ] 
No . 252 ] 


नई दिल्ली, महस्पतिवार, मई 14, 1987/ वैशाख 24, 1909 
NEW DELHI, THURSDAY , MAY 14 , 1987 /VAISAKHA 24 , 1909 


- - - -- -- -- - - 


- - - 


- - 


- - . 


इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 


Separate Paging is given to this part in order that it may be filled as a 

separate compilation 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- - -- 


- 


- 


- 


उद्योग मंत्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , 14 मई, 1987 

अधिसूचना 
सा . का . नि . 49 4 ( अ ). - - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक 
वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , भारत के उद्योग 

और कम्पनी कार्य मंत्रालय ( औद्योगिक विकाम विभाग ) 
के आदेश म , मा . का . नि . 757 ( अ ) , नारीख 25 मितम्बर , 
1985 को विखंडित करती है । 

[ फाइल मं . 11/12/ 85- सी -I] 


1955 (10 of 1955 ), the Central Government hereby 
rescinds the Order of the Government of India in 
the Ministry of Industry and Company Affairs ( De 
partment of Industrial Development ) No . G . S. R . 
757 ( E ), dated the 25th September , 1985 . 

[ File No. 11 /12 /85 - C. L. ] 

आदेश 
मा का नि . 495 ( अ ) :--- केन्द्रीय मरकार , आवश्यक वस्तु 
अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा 
प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हए , निम्नलिखित आदेश 
करती है , अर्थात् : - - 

__ 1. ( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम तेल दाब स्टोव 
( क्वालिटी नियंत्रण ) ग्रादेश , 1987 है । 

( 2 ) यह । अक्तूबर, 1987 को प्रवृत्त होगा । 

2. परिभाषा : - इस आदेश में जब तक कि संदर्भ 
म अन्यथा अपेक्षित न हो , --- 
( क ) " तेल दाब स्टोव " से ऐमा ज्वलन साधिन अभि 

प्रेत है जो घरेल और वाणिज्यिक उपयोग के 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development : 
New Delhi , the 14th May , 1987 

NOTIFICATION 
G.S . R. 494( E ). --In exercise of the powers con 
ferred by section 3 of the Essential Commodities Act. 


239 


GI / 87 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _- Sec . 3 (1) ] 


लिए आशयित है , और जिसमें दाबीकृत मिट्टी 

का तेल * जम्नाया जाता है ; 
( ख ) " विनिर्दिष्ट मानक से निम्नलिखित भारतीय 

मानक /विशिष्टताएं अभिप्रेत हैं : 


(2 ) It shall come into force on Ist October , 1987 . 

2 . Definitions : - [n this Order , unless the context 
otherwise required - 
( a ) Oil Pressure Stoves means burning applia 

nces intended for domestic and commercial 
use , burning pressurised Kercsene Qil* ; 


ऋम भारतीय मानक म , 
सं . 


अभिनाम 


(h ) " Specified Standards" means the following 

Indian Standards Specifications :- - 
- - - - - --- - 

-- . . - - - - - .. -- -- 
Sl. Is : No . 

Title 
No . 


1. भारती मानक : 

1342 - 1978 
2. भारतीय मानक : 

8808 - 1978 
3. भारतीय मानक : 

2787 - 1979 
4. भारतीय मानक : 

10109 - 1981 


तेल दाब स्टोव के लिए विनि 

देश ( तीसग पुनरीक्षण ) । 
नेल दाब स्टोव और तेल दाब 

होटर के बर्नर के लिए विनिर्देश 
बह बर्नर स्टोव के लिए विनिर्देश 

( पहला पुनरीक्षण ) । 
आफसेट बर्नर टाप नेल दाब 
स्टोव के लिए विनिर्देश । । 


- - - - 


- -- -- -- 


- - - 


- - - -- 


- - 


- 


- - 


I . IS : 1342 - 1978 Specifications for Oil Pressure 

Stoves (3rd Revision ). 
2 . IS : 8808 - 1978 Specification for Burners for Oil 

Pressure Stoves and Oil Pretsure 

Heaters. 
3. IS : 2787 1979 Specification for Multi- burner 

Oil Stoves ( First Revision ), 
4. IS : 10109 1981 Specification for Oil Pressure 

Stoves Off -set Burrer Type . 


* Under normal working Pressure of 100 to 200 
Kn/ m ( 1 to 2 Kg/cm ) . 


* 100 में 200 केएन / एम ( 1 से 2 किग्रा . / में . मी . ) 
के सामान्य कार्यकारी दाब के अधीन । 

3. कोई व्यक्ति स्वयं या अपने निमिन किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी तेल दाम स्टोव का जो विनिदिष्ट 
मानकों के अनुरूप नहीं है , विनिर्माण या विक्रय के लिए 
भण्डारण नहीं करेगा , विक्रय या वितरण नहीं करेगा और 
इस पर भारतीय मानक संस्थान का प्रमाणन चिल होगा 

और तेल दाब म्टोव के साथ बर्नर होंगे जो भारतीय मानक : 
8808 - 1978 के अनुसार होंगे : परन्तु यह और कि इम 
आदेश की कोई बात , ऐसे तेल दाब स्टोय के निर्यात के 
संबन्ध में जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है किन्तु 
विदेशी ऋता द्वारा अपेक्षित किमी विनिर्देश के अनुरूप है , 
को लागू नहीं होगी । 

4. ऐसे मानक च्युत या दोषयुक्त स्टोव या कच्ची सामग्री 
या संघटकों को , जो विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है , 
उपयोग से परे विपिन कर दिया जाएगा और उनका मना 
रूप में व्ययन किया जाएगा । 

[ फा . मं . 11/ 12/ 85 मी -]] 

ए . बी . गणेशन , अपर सचिव 

ORDER 
G. S. R, 495( E). — [t exercise of the powers cu1 , 
ferred by seation 3 of the Essential Coinmodities Act. 
1955 (10 of 1955 }. the Central Government hereby 
makes the following Order, namely : 

1. (1) This Ordermay be called the Oil Pressure 
Sloves (Quality Control) Order. 1987. 


3. No person shall by himself or by any person 
on his behalf manufacture or store for sale , sell or 
distributo any oil pressure stove which does not 
conform to the Specified Standards and that it would 
be with ISI Certification Mark and the burner 
provided with the oil pressure stoves shall be in ac 
cordance with IS : 8808 .1978, provided further that 
nothing in this Order shall apply in relation to export 
of oil pressure stoves which do not conform to the 
specified standards but conform to any specification 
required by the foreign buyer , 


4 . The sub -standard or defective stoves or raw 
material or components which do not confrom 10 
the specified standards shall be defornied beyond use 
and disposed as scrap . 


__ [ File No . 11/ 12/ 85 - C. I. ] 
A . V . GANESAN , Addl. Secy . 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


PRINTED BY THE MANAGER, GOVT . OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI - 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054, 1987 


